निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 अग्रहायण 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 785 ) पटना , सोमवार 20 दिसम्बर 2010 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

23 नवम्बर 2010 
सं0 ई0एल01 - 001 / 2008( खंड)-56 — बिहार विधान - सभा आम निर्वाचन, 2010 के दौरान मतों की गणना में रिटर्निंग 
आफिसर की सहायता करने के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की 
अधिसूचना संख्या 434 / बिहार - वि . स. / 2009 (2) दिनांक 20 नवम्बर 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद , 
उप - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 


- सह - सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 20 दिसम्बर 2010 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001, दिनांक - 20 नवम्बर, 2010 / 29 अग्रहायण, 1932 ( शक ) 

सं0 434 / बिहार –वि. स. / 2009 (2):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा (1) की 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण चुनाव, 2010 के दौरान मतों की गणना में 
रिटर्निग आफिसर की सहायता करने के लिए , बिहार राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निग आफिसरों की नियुक्ति से 
संबंधित , समय - समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434 / बिहार– वि.स./ 2009 (2). दिनांक 23 अगस्त, 2010 में 
निम्नलिखित संशोधन करता है ; अर्थात् 

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में , मद संख्या 99 – बैकुण्ठपुर , 100 - बरौली , 102- कुचायकोट , 103 -भोरे 
( अ. जा.) 163– बेलहर , 167 – सूर्यगढ़ा, 189 – मसौढ़ी ( अ0जा0) 216 - जहानाबाद, 217 - घोसी एवं 218 –मखदुमपुर (अ0जा0) के सामने 
विद्यमान प्रविष्टि के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्मिलित की जायेगी । 


सारणी 


विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम 


सहायक रिटर्निंग आफिसर 


संख्या एवं नाम 


99 – बैकुण्ठपुर 


100 -बरौली 


| 5. वरीय उप - समाहर्ता- सह- प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, गोपालगंज 
5. वरीय उप - समाहर्ता- सह - प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, गोपालगंज 
5. वरीय उप - समाहर्ता- सह - प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा, गोपालगंज 


102 - कुचायकोट 
103 – भोरे ( अ0जा0 ) 
163 – बेलहर 


5. अंचल अधिकारी, कटेया 


167 - सूर्यगढ़ा 
189 - मसौढ़ी ( अ. जा .) 


4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चान्दन 
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरिया 
5. वरीय उप - समाहर्ता- सह - प्रभारी स्थापना , अनुमंडल मसौढ़ी 
4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद 


216 - जहानाबाद 

217 - घोसी 
| 218 –मखदुमपुर (अ. जा.) 


4. वरीय उप - समाहर्ता- सह - जिला नजारत शाखा, जहानाबाद 
4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद 


उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की 
गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नही रहेगी । 

आदेश से , 


के0 अजय कुमार, 

सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 


TER JGIC (31HTERUT ), 20 Pa Hook 2010 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110001 dated 20th November, 2010 / 


29 Agrahayan , 1932 (SAKA ) 


No. 434 /BR /LA/2009(2 ):- In pursuance of the provisions of section 22 of sub 
section (1) of the Representation of the People act, 1951 (43 of 1951 ), the Election 
Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification 
No .434 /BR -LA / 2009 (2) dated 23rd August, 2010 as amended from time to time, relating 
to appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituencies, to assist the 
Returning Officer in counting of votes during general Election to the Legislative 
Assembly of Bihar, 2010 , namely ; 

In column 2 of the Table appended to the said notification against item no. 99 
Baikunthpur, 100 - Barauli, 102 - kuchaikote, 103 - Bhorey ( SC ), 163- Belhar, 167 
Suryagarha , 189 - Masaurhi (SC ), 216 - Jehanabad , 217 - Ghosi and 218 - Makhdumpur 
( SC ) the entries mentioned in column (2 ) of the Table below shall be added . 


Table 


Assistant Returning Officer 


Number and Name of Assembly 

Constituency 


99 - Baikunthpur 


5 - Senior Deputy Collector - Cum - Incharge , 


District General section , Gopalganj 


100 - Barauli 


5 - Senior Deputy Collector- Cum - Incharge , 
District Law section , Gopalganj 
5 - Senior Deputy Collector- Cum -Incharge , 


102 - kuchaikote 


District Revenue section , Gopalganj 


| 103- Bhorey (SC ) 


163 -Belhar 


167 - Suryagarha 
189 - Masaurhi (SC ) 


5 - Circle Officer, Keteya 
4 - Block Development Officer, Chandan 
4 - Block Development Officer, Pipariya 
5 - Senior Deputy Collector- Cum – Incharge, 
Establishment, Subdivision , Masaurhi 


216 - Jehanabad 


4 - Executive officer, Nagar Parishad , 


Jehanabad 


PER JGTC (31HTETUT), 20 fattok 2010 
Number and Name of Assembly 

Assistant Returning Officer 


Constituency 


2 


217 - Ghosi 


4 - Senior Deputy Collector- Cum - Incharge , 
District Nazarat Section , Jehanabad 
4- District Supply Officer, Jehanabad 


218 - Makhdumpur (SC ) 


VS 


The appointment of above officer as Assistant Returning Officer in said Assembly 
Constituency shall cease to be effective on successful completion of counting of votes in 
the Constituency concerned . 

By order, 
K . AJAY KUMAR , 


Secretary, 


Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Pere JJC (3HHTERUT ) 785 - 571+ 500 - STOÂOUTOT 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


